रे 


क्षमा करना सीखें 


और एक दूसरे पर कृपाल, और करूणामय 
हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे 

अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे 
के अपराध क्षमा करो। इफिसियों रु 32 


ब्क््े 


. 


यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन हो जाएं, और प्रार्थना करें, 
और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपक्की बुरी चाल से फिरें; तब मैं स्वर्ग में से 
सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 
2 इतिहास 7:4 


क्या ही घन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, और जिसका पाप ढ़ांप 
गया हो। भजन 32:॥ 


परन्तु वह जो दया से भरा हुआ है, उसने उनका अधर्म ढांप दिया, और उनका 
नाश न किया; वरन वह बारम्बार अपके कोप को ठण्डा करता, और अपक्की 
जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने न देता या। भजन 78:38 


तू ने अपक्की प्रजा का अधर्म झमा किया, और उनका सारा पाप ढांप दिया है। 
सेला। भजन 85:2 


है यहोवा, तू भला है, और क्षमा करने को तैयार है; और जितने तुझे पुकारते 
हैं उन सभोंके लिथे अति करुूणा। भजन 86:5 


है यहोवा, यदि तू अधर्म पर घ्यान दे, हे यहोवा, कौन खड़ा रहेगा? 
परन्तु तेरे पास क्षमा है, जिस से तेरा भय माना जाए। भजन 30:3-4 


क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी 
तुम्हें क्षमा करेगा: परन्तु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, 
वो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मत्ती 6:4-5 


दोष न लगाओ, तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा; दोष न लगाओ, 
तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा; क्षमा करो, तो तुम भी क्षमा किए 
जाओगे; लूका 6:37 


यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि शमौन, मुझे तुझ से कुछ कहना है। और वह 
कहता है, मास्टर, कहो। एक निश्चित लेनदार था, जिसके दो देनदार थे: 

एक पर पाँच सौ दीनार और दूसरे पर पचास दीनार थे। और जब उनके पास 
चुकाने को कुछ न रहा, तो उस ने उन दोनोंको खुलकर क्षमा कर दिया। 
इसलिए मुझे बताओ, उनमें से कौन उसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा? शमौन 

ने उत्तर दिया और कहा, मेरी समझ में वह, जिसका उस ने अधिक क्षमा किया। 
उस ने उस से कहा, वू ने ठीक न्याय किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर 
शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तू ने मेरे 
पांव घोने को पानी न दिया; परन्तु इस ने मेरे पांव आंसुओंसे घोए, और अपके 
बालोंसे पोंछा है। तू ने मुझे चूमा न दिया; परन्तु जब से मैं आया हूं तब से इस 
ने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा। तू ने मेरे सिर पर तेल नहीं मला; परन्तु इस स्त्री 
ने मेरे पांव पर डत्र मला है। इस कारण मैं तुझ से कहता हूं, कि इसके पाप जो 
बहुत थे, क्षमा हुए; क्योंकि वह बहुत प्रेम करती थी: परन्तु जिसका थोड़ा क्षमा 
हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करती है। उस ने उस से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। 

लूका 7:40-48 


और सावधान रहना; यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, तो उसे डांट; और यदि वह 
पश्चाताप करे, तो उसे क्षमा कर। और यदि वह दिन भर में सात बार तेरा 
अपराध करे, और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहे, कि मैं पछताता हूं; 

वू उसे क्षमा कर। लूका 7:3-4 


जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात्‌ पापों की क्षमा, 
उसके उस अनुग्रह के घन के अनुसार मिला है। इफिसियों :7 


यदि किसी को किसी पर झगड़ा हो, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे 
के अपराध क्षमा करो: जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम 
भी करो। कुलुस्सियों 3:3 


यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, 
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और घ॒र्मी है। । यूहन्ना :9 


क्योंकि यहोवा करुणा और दया से भरा हुआ, घीरजवन्त, और अति दयनीय है, 
और पापों को क्षमा करता, और संकट के समय बचाता है। सभोपदेशक 2:॥॥ 


अपके पड़ोसी को जो दु:ख उसने तुझ को दिया हो, उसे क्षमा कर, इस प्रकार 
जब तू प्रार्यना करे तब तेरे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। एक मनुष्य दूसरे से बैर 
रखता है, और क्या वह यहोवा से क्षमा चाहता है? वह अपने ही समान मनुष्य 
पर दया नहीं करता, और क्या वह अपके ही पापोंके लिये क्षमा मांगता है? 
सभोपदेशक 28:2-4 


-- है यहोवा, तू ने अपनी बड़ी भलाई के अनुसार उन से पश्चताप और क्षमा का 
वचन दिया है जिन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया है; 


दिल से एक दूसरे से प्यार करो; और यदि कोई तेरा अपराध करे, 

तो उस से मेल की बात कह, और अपके मन में छल न करना; और यदि वह 
पश्चाताप करे और अंगीकार करे, तो उसे क्षमा कर। और यदि वह बेशर्म हो 
और अपके कुकर्म पर अड़ा रहे, तो भी उसे मन से क्षमा कर, 

और पलटा लेनेवाले को परमेश्वर पर छोड़ दे। जीएडी 2:3, 8 का करार 


